पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2013- 2015. " 


सद 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 651 ] 


रायपुर , शनिवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2019 - आश्विन 13, शक 1941 


विधि एवं विधायी कार्यविभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 
अटल नगर, दिनांक 5 अक्टूबर 2019 

आदेश 
क्रमांक 10355 / 3323( 362 )/ 21-ब / छ.ग./ 2019. – राज्य शासन द्वारा श्री चितरंजय सिंह पटेल , अधिवक्ता/ नोटरी, वृत्तिक स्थल - डभरा , 
जिला -जांजगीर चांपा ( छ.ग . ) का नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र नवीनीकरण नहीं करने का निर्णय लिया गया है, तद्नुसार नोटरी अधिनियम , 1952 की धारा- 10 
( घ ) के प्रावधानों के अनुसार उनका नाम, नोटरी रजिस्टर से विलोपित किया जावे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव . 


1301 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


